रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 447] 
No . 447 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 5 , 2019 / श्रावण 14, 1941 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019 /SHRAVANA 14 , 1941 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
[ मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय) कार्यालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 जून, 2019 
सा . का . नि . 554( अ ). — राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
कार्यालय अधीक्षक मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) के प्रादेशिक कार्यालय समूह ख पद भर्तीनियम , 2013 संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्यालय अधीक्षक मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के प्रादेशिक कार्यालय समूह ख पद 

भर्ती ( संशोधन) नियम ; 2019 है । 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कार्यालय अधीक्षक मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के प्रादेशिक कार्यालय समूह 

ख पद भर्ती नियम , 2013 में 
( क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
" 2. पद की संख्या , वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर 
वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से ( 4) में विनिर्दिष्ट है । " 
( ख) अनुसूची में , 
(i) स्तंभ (4)में , शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

“ वेतन मेट्रिक्स में स्तर 


( 4) 


वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (35400- 112400 रु.) ” 


3992 GI / 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(ii) FÍH (11) # , 

(1) " & 5- 1: 5200-20200 7.+ TE ada 2400 F.”, ProGT site 31 F FATA SA 

AFETT À FR -4 ( 25 ,500 -81, 100 7.)” groc 21h site 184 È FIGHT 
(II) feuqur 2 T 979 P4T FIGHT 

[91. . TIT . II / 3( 3 )/ 2016 ] 

एन . के . जोशी, अवर सचिव 
feoyut: Hat fara sfYFAT HECHT HT. TT. A . 219, arta 3 faydal, 2013 art ART # 27647 , HTT II, DE 3, 

34 - 05 (1) Ħ Tafeta feng Ty T I. 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
[OFFICE OF THE CHIEF LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL ) ] 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th June, 2019 
G . S .R . 554 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution , the President hereby makes the following rules to amend the Office Superintendent, 
Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central) Group B Post Recruitment Rules , 
2013 , namely : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Office Superintendent, Regional Offices of the Chief 
Labour Commissioner (Central) Group B Post Recruitment (Amendment) Rules , 2019 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Office Superintendent, Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central) 
Group B Post Recruitment Rules , 2013 , 

(a ) for rule 2 , the following rule shall be substituted , namely : 
“ 2 . Number of post, classification , level in the pay matrix . - The number of said post, its 
classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in 
columns ( 2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules ."; 
(b ) in the Schedule , 
(i) in Columns (4 ), for the column heading and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted , namely : 

“ Level in the Pay Matrix 


(4 ) 


Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400)” 


( ii ) in column ( 11 ), 

(1) for the words and figures, “ Pay Band - 1 : Rs.5200 - 20200 with Grade Pay of Rs.2400 , the word , figures 
and brackets " level -4 in the pay matrix (Rs.25,500 -81, 100 )” shall be substituted ; 
( II) note 2 shall be omitted . 

[F . No . Adm .II / 3 (3) / 2016 ] 

N . K . JOSHI, Under Secy . 
Note : The Principal rules were published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , sub-section (i), vide notification 

number G .S . R . 219 , dated the 3rd September , 2013. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 जून, 2019 
सा . का .नि . 555( अ). राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य 
श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के प्रादेशिक कार्यालय , अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियमावली, 2011 में संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) के प्रादेशिक कार्यालय , अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती (संशोधन ) 
नियमावली; 2019 है। 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के प्रादेशिक कार्यालय, अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियमावली , 2011 में 
( क ) नियम 2 का लोप किया जाएगा: 
( ख) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा: 
"3. पदों की संख्या , वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह 
होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से (4) में विनिर्दिष्ट है । ” 
( ग ) अनुसूची में : 
(ii) स्तंभ (4 ) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

“वेतन मेट्रिक्स में स्तर 

( 4 ) 

वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 2 (19900-63200/- रु.)" 
(ii) स्तंभ (11) में , “ वेतन बैंड- 1 और ग्रेड वेतन 1800 रु.", शब्दों , अक्षरों और अकों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 
(18000 – 56900/- रु.)” शब्द , अक्षर , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 

(ii) स्तंभ (12) में “ ग्रेड वेतन 1800 रु. “ शब्दों , अक्षरों और अकों के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000 - 
56900 रु .) “ शब्द, अक्षर , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 


[ फा . सं. प्रशा. II/ 3( 3)/ 2016 ] 


एन . के . जोशी , अवर सचिव 
टिप्पणः मूल नियम अधिसूचना संख्या सा . का . नि 92, तारीख 4 मार्च, 2011 के द्वारा भारत के राजपत्र , भाग II खंड 3, 
उप - खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे। 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th June , 2019 
G . S . R . 555 ( E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central), 
Lower Division Clerk , Recruitment Rules, 2011 , namely : 

(1 ) These rules may be called the Lower Division Clerk , Regional Offices of the Chief Labour Commissioner 

(Central), Recruitment (Amendment) Rules, 2019 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central), Lower Division Clerk , Recruitment 

Rules , 2011: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


( a ) Rule 2 shall be omitted : 
(b ) for rule 3, the following rule shall be substituted , namely: 
“ 3 . Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale .- The number of the post , its 
classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of the 
Schedule annexed to these rules.” 
(c ) In the Schedule : 

(i ) for columns (4 ) and the entries relating thereto, the following shall be substituted , namely: 


“ Level in the pay matrix 


( 4 ) 


Level- 2 in the pay matrix (Rs. 19900 -63200 )” . 


(iii) 


in column (11) , for the words, letters and figures " pay band 1 with Grade Pay of Rs. 1800 ” 
the words, letters , figures and brackets “ Level - 1 in the pay matrix ( Rs . 18000 -56900) ” shall be 
substituted ; 
in column (12 ), for the words, letters and figures “ the Grade Pay of Rs. 1800 ” the words , 
letters , figures and brackets “ Level- 1 in the pay matrix ( Rs.18000- 56900) ” shall be 
substituted . 

[ F. No. Adm.II/ 3( 3)/ 2016 ] 

N . K . JOSHI, Under Secy . 
Note : The Principal rules were published in the Gazette of India , Part II , section 3 , sub -section (i), vide notification 

number G. S. R. 92 . Dated the 4th March, 2011 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019 
सा. का. नि . 556( अ). राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
आशुलिपिक श्रेणी II [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के प्रादेशिक कार्यालय], भर्ती नियम , 2011 में संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ .- ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आशुलिपिक श्रेणी II [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के प्रादेशिक 
कार्यालय], भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है । 
( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आशुलिपिक श्रेणी II [मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) के प्रादेशिक कार्यालय], भर्ती नियम, 2011में , 
(i) नियम 2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
" 3. पद की संख्या , वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स का स्तर 
वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं । "; 

(ii) अनुसूची में , स्तंभ (4) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: 


[ TT II - 005 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ वेतन मेट्रिक्स में स्तर 


(4 ) 
aah Afect À F -4 (3. 25 ,500-81, 100 /-)" 


[41. # . TOTT . II/ 3(3)/2016 ] 

एन . के. जोशी, अवर सचिव 
A , 2011 GRT Hra # 276147 , FTT II TE 3 


38, 5F 


Peuqut: 427 4H , sferyzat Tel 91. . 

34 - 05 (i) feta feng Ty TL 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st July , 2019 
G .S .R . 556 ( E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Stenographer Grade II [ Regional Offices of the Chief Labour 
Commissioner (Central)], Recruitment Rules, 2011, namely: 


1. (1) These rules may be called the Stenographer Grade II [Regional Offices of the Chief Labour 
Commissioner ( Central)], Recruitment (Amendment) Rules, 2019 . 


( 2) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Stenographer Grade II [Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central) ], Recruitment 
Rules, 2011 , 


(i) rule 2 shall be omitted ; 


( ii ) for rule 3 , the following rule shall be substituted , namely : 


“ 3. Number of post, classification and level in the pay matrix or pay scale .- The number of the said post, its 
classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to 
(4 ) of the said Schedule annexed to these rules." ; 


(iii ) 


in the Schedule, for column ( 4 ) and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely: 


“ Level in the pay matrix 


(4 ) 


Level-4 in the pay matrix 

(Rs. 25,500 -81, 100)” 


[ F . No. Adm .II/ 3 ( 3 )/ 2016 ] 
N . K . JOSHI, Under Secy. 


Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II , section 3 , sub - section (i), vide notification 

number G .S . R . 38 , dated the 5th January , 2011 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2019 .08.08 
17 :04 :45 + 05 30 


